निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 654) 


21 श्रावण 1936 ( AO ) 
पटना , मंगलवार , 12 अगस्त 2014 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 
1 नवम्बर 2013 


सं0 निग / सारा - 6 द0वि0 (मुक0) - 19 / 11- 8505 ( एस) — श्री जाहिद हुसैन, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्राम्य 
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता को ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल , 
पटना के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के मामले में विभागीय कार्यवाही संचालन के उपरांत अधिसूचना 
संख्या - 15653 ( एस ) दिनांक 19.11. 10 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गया था : 

( क) पेंशन को शून्य पर निर्धारित किया जाता है । 
( ख) रूपये 9,71, 716. 19 ( नौ लाख इकहतर हजार सात सौ सोलह रूपये उन्नीस पैसे) श्री हुसैन के 

सेवानिवृत लाभों से किया जायगा । 
2. श्री हुसैन द्वारा उक्त दण्ड के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No . 6434/ 2011 दायर 
किया गया जिसमें दिनांक 21.06. 2013 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दण्ड अधिसूचना को निरस्त करते हुए सभी 
भुगतान की कार्रवाई दो माह के अन्दर करने का आदेश दिया गया । वस्तुस्थिति की गम्भीरता को देखते हुए इस मामले 
में माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 21.06.13 के आदेश के विरूद्ध अपील दायर करने हेतु संचिका विधि विभाग भेजी 
गई । विधि विभाग के द्वारा मामला अपील में जाने योग्य नहीं बताया गया । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 12 अगस्त 2014 
3. वर्णित स्थिति में सी0डब्लू0जे0सी0सं0 - 6434 / 2011 में दिनांक 21.06.13 को पारित न्यायादेश के अनुपालन 
में अधिसूचना संख्या - 15653 ( एस ) दिनांक 19.11. 10 को निरस्त करते हुए श्री हुसैन को देय सेवांत लाभों के भुगतान 
का निर्णय लिया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव (निगरानी ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 654 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


